S 


. 
ORS 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 चैत्र , 1940 ( श० ) 
6 अप्रैल , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 385 राँची, शुक्रवार , 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
11 जून , 2017 ई० । 


संख्या-13 /पी०- 8002 /2013 -3209 / सी०-- श्री मुरारी लाल मीणा , भा०पु०से० ( 1993 ) पुलिस 
महानिरीक्षक , भ्रष्टाचार व्यूरो, झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
महानिरीक्षक , मुख्यालय झारखण्ड राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । । 

श्री मीणा अपने कार्यों के अतिरिक्त उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र , हजारीबाग एवं कोयला 
क्षेत्र , बोकारो के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी जिलों में विधि व्यवस्था अपराध एवं कनीय कार्यालयों के 
पर्यवेक्षण से संबंधित प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक के निर्धारित सारे दायित्वों का निष्पादन करेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 6 अप्रैल , 2018 
संख्या -13 /पी०- 8002 /2013- 3210 / सी०-- श्री नवीन कुमार सिंह, भा॰पु०से० ( 1996 ) पुलिस 
महानिरीक्षक, मानवाधिकार , झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपने 
कार्यों के अतिरिक्त दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र राँची / कोल्हान क्षेत्र, चाईबासा एवं डाल्टेनगंज क्षेत्र , 
पलामू के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी जिलों में विधि व्यवस्था , अपराध एवं कनीय कार्यालयों के 
पर्यवेक्षण से सबंधित प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक के निर्धारित सारे दायित्वों का निष्पादन करेंगे । 


संख्या - 13 /पी० -8002/ 2013-3211/ सी०-- श्रीमति सुमन गुप्ता, भा०पु०से० (1997) कारा 
महानिरीक्षक , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक , 
रेल, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्रीमति सुमन गुप्ता अपने कार्यों के अतिरिक्त दुमका क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी जिलों 
में विधि व्यवस्था अपराध एवं कनीय कार्यालयों के पर्यवेक्षण से संबंधित प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक 
के निर्धारित सारे दायित्वों का निष्पादन करेंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम लखन राम , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 385 -- 50 


